निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 333 ) 


15 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 6 मार्च 2019 


पत्रांक - 2 / ए4 ( उत्पाद लिपिक नियमावली ) - 01 / 2008 / 794 

मद्यनिषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


प्रेषक , 


अभय राज , 
सरकार के संयुक्त सचिव , 
बिहार, पटना । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं ह0) , 
बिहार, वीरचन्द पटेल पथ , 
पटना । 


द्वारा: - * वित्त विभाग । 

पटना, दिनांक 5 मार्च 2019 
विषय : - बिहार, उत्पाद लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक , उत्पाद के स्वीकृत 200 पदों में से 107 

को प्रत्यर्पित कर उच्चवर्गीय लिपिक, उत्पाद के 63 पदों तथा प्रधान लिपिक, उत्पाद के 44 पदों 

को सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में । 
आदेश - स्वीकृत । 


2. मद्यनिषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य में उत्पाद कार्यालयों के लिए 
निम्नवर्गीय लिपिक , उत्पाद का 245 ( दो सौ पैतालिस) पद स्वीकृत था । राज्य विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य के 
लिए कुल 177 पद आंवटित हुए । उतरवर्ती बिहार राज्य के लिए 23 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के फलस्वरूप 
वर्तमान में कुल 200 पद स्वीकृत हैं । निम्नवर्गीय लिपिक , उत्पाद का उच्चत्तर प्रोन्नति के पद स्वीकृत नहीं है , जिसके 
कारण निम्नवर्गीय लिपिक, उत्पाद के पद पर नियुक्त कर्मी उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं । इससे कर्मियो का 
मनोबल एवं कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है । इस निमित विभागीय अधिसूचना सं0 - 1510 दिनांक 31.03.2015 
द्वारा बिहार उत्पाद लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है, जिसमें उच्चवर्गीय 
लिपिक, उत्पाद एवं प्रधान लिपिक , उत्पाद के प्रोन्नति का पद कर्णाकिंत किये गये हैं । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मार्च 2019 


क्र० 


3. अतः राज्यादेश निर्गत तिथि से बिहार उत्पाद लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक, उत्पाद के 107 पदों 
को प्रत्यर्पित करने तथा प्रत्यर्पित पदों के संख्यांतर्गत उच्चवर्गीय लिपिक , उत्पाद एवं प्रधान लिपिक, उत्पाद के निम्न 
पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

पद का नाम ___ पूर्व से । नव सृजित / पदों का सृजन / प्रत्यर्पण 
सं० 

स्वीकृत पदों प्रत्यर्पित पदों के पश्चात् स्वीकृत पदों 
की संख्या की संख्या 

की संख्या 
2 | 3 

5 
| निम्नवर्गीय लिपिक , उत्पाद 

107 ( प्रत्यर्पण ) 
उच्चवर्गीय लिपिक , उत्पाद 

63 ( सृजन ) 

63 
| 3 | प्रधान लिपिक , उत्पाद 

44 ( सृजन ) 


200 


44 


वेतन 


सं0 


लेवल 


4. मूल पद (निम्नवर्गीय लिपिक उत्पाद) से उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये विभागीय लेखा एवं हिन्दी 
टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । नवसृजित पदों पर प्रोन्नति योग्यता एवं सातवाँ वेतन 
आयोग के द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स लेवल निम्नवत् होंगे : 
क्र0 नवसृजित पद का नाम 

प्रोन्नति योग्यता 

- नवसृजित 
मैट्रिक्स पदों की 

संख्या 
2 

3 
1 उच्चवर्गीय लिपिक, उत्पाद वरीयता - सह - योग्यता के आधार पर तथा वेतन 63 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मैट्रिक्स 
एवं समय - समय पर यथा पुनरीक्षित | लेवल - 04 
कलावधि पूरा करते हों जिनकी उम्र 
नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो , को 
नियत तिथि से दो वर्षों के अंदर टंकण 
एवं कम्प्यूटर में योग्यता हासिल कर लेनी 
होगी । उक्त अवधि के अंदर ऐसी योग्यता 
हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें वेतन 

वृद्धि देय नहीं होगी । 
2 । प्रधान लिपिक, उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक , उत्पाद के उन उत्पाद वेतन 

जिलों में से जो वांछित अर्हता रखते हो मैट्रिक्स 
तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लेवल - 06 
विनिश्चित एवं समय - समय पर यथा 
पुनरीक्षित कलावधि पूरा करते हों 
वरीयता - सह - योग्यता के आधार पर भरा 
जायेगां 


44 


5. नवसृजित पदों का कार्यक्षेत्र एवं पद विशेष हेतु चिन्हित जिलों / इकाईयों की विवरणी अनुसूची - 1 के रूप 
में संलग्न है । 

6. कंडिका - 3 में वर्णित बिहार उत्पाद लिपिकीय संवर्ग के 107 पदों को प्रत्यर्पित करने के पश्चात् 
उच्चवर्गीय लिपिक उत्पाद के 63 पदों तथा प्रधान लिपिक उत्पाद के 44 पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल 
रू0 14280240 / - (एक करोड़ बियालीस लाख अस्सी हजार दो सौ चालीस रू0 ) मात्र अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार 
पड़ेगा । 

7. इस पर होनेवाले व्यय माँग सं0 - 38 बजट मुख्यशीर्ष - 2039 राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत विकलनीय 
होगा । 

8. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक 30.07.2018 की बैठक एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 
18. 02. 2019 की बैठक में मद संख्या - 13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मार्च 2019 


___ अनुसूची - 01 
बिहार राज्य के जिलों एवं इकाईयों के लिये निम्नवर्गीय लिपिक उत्पाद / उच्चवर्गीय लिपिक 

___ उत्पाद / प्रधान लिपिक उत्पाद का वितरण सूची : 
क्र० कार्यालय का नाम 

पूर्व से पदों का प्रत्यर्पण / सृजन के पश्चात् 
स्वीकृत बल नवस्वीकृत पदों की संख्या 
मूल कोटि 

निम्नवर्गीय / उच्चवर्गीय प्रधान 
निम्नवर्गीय 

लिपिक लिपिक लिपिक 
लिपिक 

उत्पाद मूल उत्पाद उत्पाद 
उत्पाद 

कोटि का का पद का पद 

__ पद 
3 

4 
| सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, पटना 

___ 12 
| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, नालन्दा 
| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, भोजपुर 

5 3 1 
सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, रोहतास 
| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, कैमूर 


1 


अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , बक्सर 


3 


2 


| सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय , गया 
| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, जहानाबाद 


9 | अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, अरवल 


10 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, नवादा 


11 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , औरंगाबाद 


3 
3 


2 
2 


12 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सारण 


6 


13 | अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , सिवान 


3 


1 


14 | अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, गोपालगंज 
15 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , मुजफ्फरपुर 
16 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सीतामढ़ी 
17 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, शिवहर 
18 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पं0 चम्पारण 
19 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पूर्वी चम्पारण 


20 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, वैशाली 


6 


3 


2 


| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, दरभंगा 
| 22 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मधुबनी 


5 


2 


2 


1 


बिहार गजट ( असाधारण) , 6 मार्च 2019 


at 


क्र0 


कार्यालय का नाम 


पूर्व से 
स्वीकृत बल 
मूल कोटि 
निम्नवर्गीय 
लिपिक 
उत्पाद 


पदों का प्रत्यर्पण / सृजन के पश्चात् 

नवस्वीकृत पदों की संख्या 
निम्नवर्गीय । उच्चवर्गीय । प्रधान 

लिपिक | लिपिक लिपिक 
उत्पाद मूल उत्पाद उत्पाद 
कोटि का का पद का पद 
पद 


3 


23 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, समस्तीपुर 


व 


24 | अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सहरसा 


-- 


25 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सुपौल 
26 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मधेपुरा 


- 


27 


अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , पूर्णियाँ 


-- 


28 | 


अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, अररिया 


A 


29 | 


| अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , किशनगंज 


- 


1 


30 


अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , कटिहार 


-- 


- 


31 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, भागलपुर 
32 | अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, बांका 
33 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मुंगेर 
34 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, लखीसराय 
35 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, शेखपुरा 
36 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, बेगूसराय 
37 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय , जमुई 
38 अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, खगड़िया 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


-- 


1 


- 


1 


1 


-- 


- 


39 | उपाय 


उपायुक्त उत्पाद , पटना सह मगध प्रमंडल 


- 


-- 


- 


40 उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर सह मुंगेर प्र0 
41 उपायुक्त उत्पाद , दरभंगा सह कोशी प्र0 
| 42 उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत सह सारण प्र0 
43 ई०आई०बी० 
44 उत्पाद रसायन परीक्षक कार्यालय , पटना 
45 यूनाईटेड स्प्रीट्स , हाथीदह , पटना 
46 रीगा आसवनगृह, सीतामढ़ी 


- 


1 


___0 


0 


०० 


0 


0 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मार्च 2019 


क्र० 


कायोलय का नाम 


पूर्व से | पदों का प्रत्यर्पण / सृजन के पश्चात् 

- 
स्वीकृत बल नवस्वीकृत पदों की संख्या 
मूल कोटि 

निम्नवर्गीय | उच्चवर्गीय | प्रधान 
निम्नवर्गीय 

लिपिक | लिपिक लिपिक 
लिपिक 

उत्पाद मूल उत्पाद उत्पाद 
उत्पाद 

कोटि का का पद का पद 


पद 


3 


6 


47 | एस०सी०आई०इंडिया , रजौन 


48 


आसवनगृह , नरकटियागंज 


49 


आसवनगृह, मीरगंज 


0 


0 


0 


50 आसवनगृह, हरिनगर 


0 


0 


200 


93 


44 


अभय राज , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 333-571 + 200 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


